रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 



MON 


T 


.. 


. 


. 


Art 


. 


. 


T 


. 


.. 


. 


- - 14 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जून 17 , 2015 / ज्येष्ठ 27 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2015 /JYAISTHA 27 , 1937 


सं. 1268 ] 
No. 1268 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 जून , 2015 
का . आ . 1625 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1611 ( अ ) तारीख 25 जून , 2014 एवं का . आ . 635 ( अ ) तारीख 02 मार्च, 2015, जो 
भारत के राजपत्र , असाधारण भाग - II, खण्ड 3, उप - खण्ड ( II ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार 
भाटापारा जिले में , बाइपासों के सन्निमार्ण सहित , राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 12ए ( नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 ) के 
कि . मी . 316.075 से कि . मी . 317. 401 तक ( म. प्र. सीमा / चिल्पी से सिमगा) तक के भू - खण्ड का निर्माण ( चौड़ा करने / दो लेन का 
बनाने, आदि ) , अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्टि भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 07 सितम्बर, 2014 
को नई दुनिया (हिन्दी में ) तथा तारीख 08 सितबर, 2014 को नवभारत (हिन्दी में ), प्रकाशित किया गया था । 

और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे । जिसका सुनवाई कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आक्षेपों को अननुज्ञात कर लिया गया 


ti 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उप - धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2677 GI/2015 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 3 (ii) ] 

अनुसूची 
छत्तीसगढ़ के राज्य बलौदाबाजार - भाटापारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12ए के कि . मी . 316. 075 से 317.401 तक ( म. प्र. 

सीमा / चिल्पी से सिमगा खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्रम . | जिला का नाम तालुक | गांव का सर्वेक्षण संख्या भूमि की भूमि का भूमि का भूमिस्वामी का नाम पिता या 
का नाम । नाम 

प्रकृति प्रकार 

क्षेत्रफल 

पति का नाम 

हेक्टेयर में 
3 4 

5 
बलौदाबाजार । सिमगा । 

सिमगा । 1417 / 1 | निजी 

0 . 099 मो . इरफान हिंगोरा पिता 
भाटापारा 

आरिफ मुसलमान 
1417 / 2 निजी 

कृषि 0 . 086 मो . आरिफ पिता अब्दुल 

सत्तार मुसलमान 
1417 / 3 | निजी 

कृषि 0 . 120 मो . इरफान हिंगोरा पिता 

आरिफ मुसलमान 
1418 / 1 | निजी 

कृषि 0 . 012 लखपत , लक्ष्मण, शत्रुहन, 

खुमान, पिता टेटकू( सोनकर ) 
1418 / 2 निजी 

0 .012 अवधराम / सुदामा सोनकर 
1418 / 3 निजी 

कृषि 0 .012 सीलुराम / खोझवा सोनकर 
1428 निजी 

0 .185 आशुतोष पिता कुंभजलाल 

अग्रवाल 
1431 / 5 | निजी 

कृषि 0 . 051 जगमोहन पिता गंगाराम 

सोनकर 
1437 / निजी 

कृषि 0 . 451 रामनाथ पिता जगतराम 
1438 

सोनकर 
1434 / 1 | निजी 

कृषि 

0 . 211 कोमल पिता रामनाथ सोनकर 
निजी 

0 . 096 रमेश, गणेश, द्वारिका, 

सरस्वती, जमुना पिता बोदरू 

बोधनी बेवा बोदरू सोनकर 
____ 1638 शासकीय । नदी 

0 . 557 छत्तीसगढ़ शासन 
1410 निजी 

कृषि 

0 . 028 | होलकर पिता ररूहा केवट 
1411 / 2 निजी 

कषि 

0 . 004 | कृष्णीबाई पिता चन्दु सोनकर 
शासकीय 

0 .021 छत्तीसगढ़ शासन 
1429 शासकीय बंजर भूमि । 0 . 135 | छत्तीसगढ़ शासन 
1431 / 3 निजी 

कृषि 

0 . 100 | कमल पिता गंगाराम सोनकर । 
1432 / 5 निजी 

कृषि 0 . 021 कमल पिता गंगाराम सोनकर 
1432 / 2 निजी 

0 .012 राधेश्याम पिता गंगाराम 

सोनकर 
1432 / 6 निजी 

0 .015 | कमल पिता गंगाराम सोनकर 
1432 / 4 निजी 

0 . 003 शकुन बाई माहेश्वरी पति 

देवकिशन माहेश्वरी 
1434 / 2 | निजी 

कृषि 0 .092 

संदीप माहेश्वरी पिता 

देवकिशन माहेश्वरी 
1453 | शासकीय बंजर भूमि 0 . 081 छत्तीसगढ़ शासन 
1460 / 1 निजी 

0 . 993 आशुतोष अग्रवाल पिता 

कुभजलाल अग्रवाल 
कनकलता अग्रवाल पति 

| आशुतोष अग्रवाल 
____ 1439 शासकीय बंजर भूमि 0 . 047 छत्तीसगढ़ शासन 

___ योग 3. 444 


10 


11 


1435 


कृषि 


12 


13 


14 


15 


1416 


नाला 


16 


17 


18 


कृषि 


20 


कृषि 


21 


कृषि 


23 


24 


कृषि 


25 


[ फा . सं. आर डब्ल्यू/ एन एच- 37014/ 10/ 2013/ एन एच डीपी-IVए ] 

माया प्रकाश, निदेशक 


[9T1 II - QU5 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th June, 2015 
S . O . 1625 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways number S .O . 1611 ( E ) Dated the 25 June, 2014 and S . O . 635 ( E ) dated 2nd March , 
2015 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II Section 3 , Sub -section ( ii ) and issued under sub 
section (1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the 
said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening / Two laning,etc.), maintenance, management and 
operation of National Highway No. 12A (New N . H .- 30 ) including construction of Bypasses on the stretch of 
land from Km . 316 .075 to Km .317 .401 (MP Border Chipli to Simga Section ) in District Bhatapara 
Balodabazar in the State of Chhattisgarh ; 

And whereas the substance of the said notification has been published on the dated 07th September, 
2014 in Nai Duniya (Hindi) and on dated 08th September, 2014 in Navbharat (Hindi), under Sub -section (3 ) 
of section 3A of the said Act; 

And whereas no any objections have been received and the same have been considered and 
disallowed by the competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now therefore upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section (1 ) of section 3D of the said Act; the Central Government here by declares 
that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the central Government 
declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the said schedule 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired within the stretch of land from Km . 316 .075 to 317 .401 
(M . P . Border /Chilpi - Simga Section ) of the National Highway 12A in Balodabazar - Bhatapara district 

of CHHATTISGARH . 


S .No 


Name of the District 


Land Owner Name 


Name of 

the 
Taluk 


Name of 

the 
Village 


Survey 
Number 


Type of 
Land 


Nature of 

land 


Area in / 
Square 
Metres 

8 
0 .099 


- 


6 


BALODABAZAR 
BHATAPARA 


SIMGA | SIMGA 


1417 / 1 


Private 


Agrt 


1417 /2 


| Private 


Agrt 


0 .086 


1417 /3 


Private 


Agrt 


0 . 120 


1418 / 1 


Private 


Agrt 


0 .012 


1418 /2 


Private 


Agrt 


0 .012 


Mohd . Irfan Hingora 
S /o Aarif Musalman 
Mohd . Aarif S /o 
Abdul Sattar 
Musalman 
Mohd . Irfan Hingora 
S /o Aarif Musalman 
Lakhpat Lakshman 
Shatruhan Khuman 
S /o Tetku ( Sonkar ) 
Avadhram / Sudama 
Sonkar 
Siluram / Khojhwa 
Sonkar 
Aashutosh Slo 
Kumbhajlal Agarwal 
Jagmohan Slo 
Gangaram Sonkar 
Ramnath S / 
Jagatram Sonkar 
Komal s/o Ramnath 
Sonkar 


1418 /3 


Private 


Agrt 


0 .012 


1428 


Private 


Agrt 


0 . 185 


1431/5 


Private 


Agrt 


0 .051 


Private 


Agrt 


0 . 451 


1437 / 
1438 
1434 /1 


Private 


Agrt 


0 . 211 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


1435 


| Private 


Agrt 


0 .096 


1638 


| 


Govt. 


River 


0 .557 


1410 


Private 


Agrt 


0 . 028 


1411/ 2 


Private 


Agrt 


0 . 004 


1416 


Govt. 


Nala 


0 .021 


1429 


Govt. | Barren Land 


0 . 135 


1431/ 3 


Private 


Agrt 


0 .100 


1432 / 5 


Private 


Agrt 


0 . 021 


1432 / 2 


| 


Private 


Agrt 


0 . 012 


Ramesh, Ganesh, 
Dwarika , Saraswati, 
Jamuna S /o Bodru 
Bodhni W / o Bodru 
Sonkar 
Chhattisgarh 
Government 
Holkar S / o Raruha 
Kewat 
Krishnibai D / o 
Chandu Sonkar 
Chhattisgarh 
Government 
Chhattisgarh 
Government 
Kamal S /o 
Gangaram Sonkar 

Kamal S/ o 
Gangaram Sonkar 
Radheshyam S/ o 
Gangaram 
Kamal S / o 
Gangaram Sonkar 
Shakunbai 
Maheshwari W / o 
Devkishan 
Maheshwari 
Sandeep 
Maheshwari S / o 
Devkishan 
Maheshwari 
Chhattisgarh 
Government 

Aashutosh S / o 
Kumbhajlal 
Agarwal , Kanak lata 
Agwaral W/ o 
Ashutosh Agwaral 
Chhattisgarh 
Government 


1432/ 6 


Private 


Agrt 


0 .015 


1432/ 4 


Private 


Agrt 


0 .003 


1434 / 2 


| Private | 


Agrt 


0 .092 


1453 


Govt. | Barren Land 


0 . 081 


1460/ 1 | Private 


Agrt 


0 . 993 


| 


1439 


| 


Govt . 


Barren Land | 


0.047 


Total 


3. 444 


[ F. No. RW/ NH- 37014/ 10 / 2013 - NHDP-IVA] 


MAYA PRAKASH , Director 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 जून, 2015 
का . आ . 1626 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 636 ( अ ) तारीख 2 मार्च 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग - II, 
खण्ड 3, उप - खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में , बाइपासों के सन्निमार्ण सहित , 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 12ए ( नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 ) के कि . मी . 246. 849 से 268. 345 तक (पैकेज - II ) ( म. प्र . सीमा 
चिल्पी से सिमगा) तक के भू - खण्ड का निर्माण ( चौड़ा करने / दो लेन का बनाने, आदि ) , अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के 
लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्टि भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उप - धारा ( 3) के अधीन तारीख 02 अप्रैल , 2015 को 
लोकमाया ( अंग्रेजी में ) तथा तारीख 1 अप्रैल, 2015 को अमृत सन्देश (हिन्दी में ), प्रकाशित किया गया था । 

और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे जिसकी सुनवाई कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आक्षेपों को अननुज्ञात कर लिया गया है । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
अतः अब , केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उप - धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12ए के कि . मी . 246.849 से 268.345 तक ( म. प्र. सीमा / चिल्पी से 

सिमगा खण्ड ) के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


क्षेत्र 
(हेक्टेयर ) 


भूमि मालिक / पिता / पति 

का नाम 


जिला का 

तालुक 

गांव का 

का 
नाम 

नाम 
नाम 
2 

3 4 
कबीरधाम कवर्धा | कवर्धा 


7 


1 
1 


6 
निजी 


8 
0.121 


कृषि 


प्रमोद पिता अमरचंद जैन 


निजी 


पडत 


521 
528/ 1 - 2 - 3 , 

530 / 3, 
531/ 3 , 
532/ 5 - 6 
522 /12 
522/13 


0. 057 


मीनाक्षी पति नितिनचंद जैन , 
बंटी उर्फ मनीष पिता जवाहर 

तिवारी 


कृषि 


0 .028 
0 . 010 


कृषि 


522 /14 


कृषि 


0 .020 


522/ 15 
522 / 19 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


कृषि 
कृषि 


0 . 010 
0 .016 


522/ 32 


कृषि 


0 .021 


522/ 39 
819 / 3 


कृषि 


0 . 020 
0 .182 


बिरकोना 


कृषि 


818 / 1 


निजी 


कृषि 


0 . 012 


दिलीप पिता चिरंजीव यादव । 
संतोषी पति मुनीराम कुर्मी । 
रत्नादेवी पति सतीष कुमार 

गुप्ता 
सुनीता पति बलदाउ गुप्ता 
रेखा पति विकास नाहर 
सरोज पति शंभू प्रसाद 

चक्रवर्ती 
प्रवीण पिता अमरचंद जैन 
शत्रुहन पिता बुधराम कुर्मी 
पनादास पिता रामाधार 
सतनामी, चिंताराम पिता 

रामाधार 
खेतहा पिता रामप्रसाद रावत 
संतराम पिता रामनिहोरा 
आरती पति रेखालाल सा . 

इन्दौरी 
मिनाक्षी पति धर्मेन्द्र सा . 

भोपाल 
वीरेन्द्र पिता सुभाषचंद सा . 

कवर्धा 
अमीर मो . पि . फत्ते मोहम्मद 

सा . कवर्धा 
सौखी पिता वलीराम सा . 

इन्दौरी 


कृषि 


12 
13 


821/ 1 
821/ 4 


निजी 
निजी 
निजी 


0. 061 
0 . 020 


कृषि 


14 


इंदौरी 


2351 


कृषि 


0 .045 


2352, 
2354 


निजी 


कृषि 


0 . 008 


3000 / 1 


निजी 


कृषि 


0 . 081 


2999 


निजी 


कृषि 


0.020 


3008/ 1 


निजी 


कृषि 


0 .085 


योग 


0. 817 


[ फा . सं. आर डब्ल्यू / एन एच- 37014/10/ 2013/ एन एच डीपी-IVए] 

माया प्रकाश, निदेशक 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 17th Jun , 2015 
S . O . 1626 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O .636( E ) Dated the 2nd March, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , 
Section 3, Sub -section ( ii ) and issued under sub -section (1 ) of section3A of the National Highways Act , 1956 ( 48 of 
1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / Two laning ,etc .), maintenance , 
management and operation of National Highway No .- 12A (New N . H .- 30 ) including construction of Bypasses on the 
stretch of land from Km - 246 .849 to Km .268 . 345 (Package - II ) (MP Border Chipli to Simga Section ) in District 
Kabirdham in the State of Chhattisgarh ; 

And whereas the substance of the said notification has been published on the dated 02nd April , 2015 in 
Lokmaya ( English ) and on dated 1st April , 2015 in Amrit Sandesh (Hindi), under Sub - section (3 ) of section 3A of the 
said Act; 


And whereas no any objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now therefore upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section (1 ) of section 3D of the said Act; the Central Government here by declares that the land 
specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose. 

And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the centralGovernment declares that 
on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the said schedule shall vest absolutely in 
the Central Government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired within the stretch of land from Km . 246 .849 to 268 .345 (MP Border /Chipli 

to Simga Section ) of the National Highway 12A in Kabirdham District of CHHATTISGARH . 


Type | Nature 


Name of the 

district 


Name of the 

taluk 


Name of 
the village 


Survey 
number 


Area in 
hectares 


Name of the land 
owner / Interested 

persons 


Serial 
No . 


5 


10 


1 


Kabirdham 


Kawardha 


Kawardha 


521 


Private 


Agri. 


0 . 121 


528 / 1 - 2 - 3 , 

530 / 3 , 
531/ 3 , 
532 /5 -6 


Private 


Barren 


0 .057 


Pramod S /o Amar 
Chand Jain 
Minakshi W /o Nitin 
Chand Jain , Banti Urf 
Manish S /o Jawahar 
Tiwari 
Dilip S /o Chiranjiv 
Yadav 


522 / 12 


Private 


Agri. 


0.028 


522 /13 


Private 


Agri. 


0.010 


Santoshi W /o Muniram 
kurmi 


522 / 14 


Private 


| 


Agri. 


0 . 020 


522 /15 


Private 


Agri. 


0 .010 


522/ 19 


Private 


Agri. 


0 .016 


522 /32 


Private 


Agri . 


0 .021 


522 /39 


Private 


| 


Agri. 


0.020 


Birkona 


819 /3 


Private 


Ratna Devi W /o Satish 
Kumar Gupta 
Sunita W /o Baldau 
Gupta 
Rekha W / o Vikas 
Nahar 
Saroj W /o Sambhu 
Prasad Chakravarti 
Pravin S / o Amarchand 
Jain 
Shatruhan S /o Budhram 
Kurmi 
PannaDas S /o 
Ramadhar Satnami, 
Chintaram Slo 
Ramadhar 
Khetha S /o Ramprasad 
Rawat 
Santram S /o Ramnihora 
Aarti W / o Rekhalal R /o 
Indori 


Agri. 


0 . 182 


818 /1 


Private 


Agri. 


0 .012 


821/ 1 


Private 


Agri . 


0 . 061 


821 /4 


Private 


Agri. 


0 .020 


14 


Indori 


2351 


Private 


Agri. 


0 .045 


[971 II - QU5 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2352, 


Private 


0 .008 


Agri. 


Minakshi W / o 
Dharmendra , R /o 
Bhopal 


2354 


3000 / 1 


Private 


Agri. 


0 . 081 


16 


2999 


Private 


Agri. 


0 .020 


Virendra S /o Subhash 
chand R /o Kawardha 
Amir Mohammad S /o 
Fatte Mohammad , R /o 
Kawardha 
Saukhi S / o Valiram , 
R / o Indori 


3008 /1 


Private 


0 .085 


Total 


0.817 


[ F . No . RW /NH -37014 / 10 /2013 -NHDP - IVA ] 


MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager ,Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


